Part 1) 


HARYANA GOVT GAZ .. JAN. 27 , 1970 ( MAGHA 7 , 1891 SAKA) 


47 


HOME (POLICE DEPARTMENT 


The 9th January , 1970 


No. 709/ B( H ): -- Transfer and Posting . - The Governor of Haryana was pleased to transfer Ch. 
Dalip Singh, I.P.S., from Ambala Range and to post him as Deputy Inspector - General of Police , C. I. D .. 
Haryana , Chandigarh , where he assumed charge of his office on the afternoon of the 8th Januar , 1970 , 
clicving Shri J. C. Vachher, I.P.S., of the additional charge of this office from the same date. 


J. C. VACHHER, Jt. Secy . 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 16 जनवरी, 1970 


क्रमांक 6936- III- 69/ 1042.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2 ( ए )(1 ए ) और 3(1 ए ) 
के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल 100 रुपये (केवल सौ रुपये ) की वार्षिक युद्ध 
जागीर श्री हाथी राम , पुत्र ख्याली राम, गांव बैरली खुर्द, तहसील रिवाड़ी , जिला गुड़गांव को सनद में दी गई शर्तों के अनुसार 
सहर्ष प्रदान करते हैं । 

यह अनुदान बरीफ , 1965 स लागू होगा । 


कमक 7153 HIL - 69 1047.--- प्रो कनहैया , पुत्र नयू राम , निवासी गांव रोहद , तहसील झझर, जिला रोहतक , 
की 

मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब अंगी भागीर अधिनियम, 1948 के अन्तरगत प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए संहर्ष आदेश देते है कि श्री कन्हैया की मुवलिक 110 रुपये की जंगी जागीर, जो कि उसे पंजाव 
सरकार की अधिसूचना क्रमांक 296 -जे सी -52/ 1091 , दिनांक 29 मई , 1952 के द्वारा मंजूर हुई थी , अब श्रीमती मी कौर , 
विधवा श्री कन्हया के नाम खरीफ , 1968 से मंजूर की जाती है । इन अधिकारों का प्रयोग सनद में दी गई शर्तों के 
अन्तरमत किया जायेगा । 


क्रमांक 7001 -र III - 69/ 1056.-पूर्वी पंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2( ए ) ( 1ए ) और 
3 ( 1ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल 100 रुपये (केवल सौ रुपये ) की वार्षिक युद्ध 
जागीर श्रीमती माम कोर , विधवा भरत सिंह , गांव कनौंदा , तहसील झझर , जिला रोहतक को सनद में दी गई शर्तों के अनुसार 
सहर्ष प्रदान करते हैं । 

2. यह अनुदान खरीफ , 1965 से लागू होगा । 


क्रमांक 4330- III- 69 / 1061.-पूर्वी पंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 

1948 की धारा 2 ( ए ) (1 ए ) 
और 3( 1 ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल 100 रुपये ( केवल सौ रुपये ) की 
वार्षिक युद्ध जागोर श्रीमती लाजवन्ती , विधवा श्री मूल राज वेद , मकान नम्बर 275- आर, माडल टाऊन , यमुनानगर , जिला 
अम्बाला को सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

2 . यह अनुदान खरीफ , 1965 से लागू होगा । 

कमांक 6763- III - 69 / 1066.-- पूर्वी पंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2(ए )( 1) और 
3(1 ! के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल 100 रुपये ( केवल सौ रुपये ) की वार्षिक 
युद्ध जागीर श्री कावर सिंह, पुत्र प्रभू , गांव रोहना, तहसील व जिला रोहतक को सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष 
प्रदान करते हैं । 

यह अनुदान रखी , 1968 से लागू होगा । 


गुरचरण सिंह बिन्दरा , अवर सचिव । 


